निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 326 ) 


4 फाल्गुन 1936 ( AO ) 
पटना , सोमवार , 23 फरवरी 2015 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- - 


- 


अधिसूचना 
14 जनवरी 2015 


सं0 17 / स्था . - 10 - 05 / 2014 सा .प्र.- 649 – श्रीमती निरूपा कुमारी सिन्हा ( बि . स. से.), प्रशाखा पदाधिकारी , 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में, को प्रशाखा पदाधिकारी , मंत्रिमंडल सचिवालय ( राजभाषा) विभाग , बिहार , पटना के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 
कुन्दन किशोर श्रीवास्तव, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 326 -571 + 10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette . bih .nic .in 


